निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 165 ) 


12 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 2 मई 2011 


सं0 2398 -जि0ग्रा0वि0अभि0 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , मधुबनी 


- - - - - - - - 


संकल्प 

23 सितम्बर 2009 
मुख्य सचिव , बिहार , पटना के पत्रांक 14221, दिनांक 24 अक्तूबर 2008 एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग , 
बिहार, पटना के पत्रांक 7146 , दिनांक 26 मई 2008 के आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में उपयोग के लिए 
जानकारी एकत्रित करने हेतु पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र क में तैयार किए गये आकड़ो का कम्प्युटरीकरण कार्य एवं पारवारिक सर्वेक्षण 
सूची 2002 ( यथा संशोधित 2007) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की जॉचोपरांत प्राप्त सूची के अनुसार नाम जोड़ने , हटाने एवं प्रविष्टियों 
के सुधार कार्य का कम्प्युटरीकरण एवं मुद्रण के लिए निकाले गये निविदा में मिथिला देशम् सेवा संस्थान , मधुबनी भाग लिया । निविदा 
के शर्त के आधार पर क्रय समिति की बैठक में मिथिला देशम सेवा संस्थान , मधुबनी को इस कार्यालय के पत्रांक 
86 / जि0ग्रा0वि0अभि0, दिनांक 15 जनवरी 2009 द्वारा कार्य आवंटित किया गया । 

अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यलय के पत्रांक 701, दिनांक 18 मई 2009 एवं पत्रांक 604, दिनांक 02 मई 2009 द्वारा कार्य 
प्रारम्भ करने के निदेश के बाद दिनांक 19 मई 2009 को मिथिला देशम सेवा समिति , मधुबनी द्वारा इस कार्य से मुक्त करने हेतु 
अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ । दिनांक 25 मई 2009 को पुनः क्रय समिति की बैठक में सरकार के इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही 
के लिए मिथिला देशम सेवा समिति , मधुबनी को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में मिथिला 
देशम सेवा समिति , मधुबनी को काली सूची में डाला जाता है । 
आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट एवं राज्य गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
उप -विकास आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 165 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


